रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) 04/ 0009/2003-05 
भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G-3/ DL ( N)-04/ 0009/ 2003-05 


दिल्ली 


राजपत 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 40 ] 
No. 401 


दिल्ली , अक्तूबर 21 - अक्तूबर 27 , 2011 , बृहस्पतिवार / आश्विन 29 – कार्तिक 5 , 1933 [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 179,181,183 
DELHI , OCTOBER 21 -- OCTOBER 27, 2011 , THURSDAY / ASVINA 29 - KARTIKA 5, 1933 [ N.C.I.D. No. 179,181,183 


, 


- 


भाग- IV 
PART - IV 


भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications ofDepartments of the Government of theNational Capital Territory of Delhi other than 

Notifications included in Part- I 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


टी . 


गृह ( सामान्य ) विभाग 

HOME (GENERAL) DEPARTMENT 
अधिसूचना 

NOTIFICATION 
दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2011 

Delhi, the 20th October, 2011 
सं.फा. 18 / 31 / 2006 - गृह ( सामान्य )/4483.-गृह 

No. E.18/31/ 2006- Home( Gy4483. - In exerciseof 
मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की 

the powers conferred by sub-section ( 1) of Section 20of 

the Code of Criminal Procedure, 1973 ( 2 of 1974 ), read 
अधिसूचना सं. यू. - 1101 1/ 2 /74 - यू. एल. ( j ) के साथ पठित दंड 

with the Government of India , Ministry of Home Affairs , 
प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा -20 की उप 

Notification No. U - 11011/ 2/ 74- UTL (i ) dated the 20th 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी 

March , 1974 , the Lt. Govemor of National Capital Territory 
क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल, निम्नलिखित अधिकारी , तहसीलदारों of Delhi is pleased to delegate the powers of Executive 
को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर Magistrate in theMetropolitan area of Delhiupon following 
बने रहते हैं , या अगले आदेशों तक इसमें , जो भी पहले हो , कार्यकारी 

officers, till they holds the present post or till further orders, 

whichever is earlier . 
मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

1. Sh. Reghuvinder Singh Ruhil Tehsildar ( Najafgarh ) 
1. श्री राघवेन्द्र सिंह रुहील तहसीलदार ( नजफगढ़ ) 

2. Sh . Rahguvendra Singh Rana Tehsildar ( Vasant Vihar ) 
2. श्री राघवेन्द्रा सिंह राणा तहसीलदार ( वसंत विहार ) 

3. Sh .Mahavir Singh Mehra Tehsildar (Karol Bagh ) 
3. श्री महावीर सिंह मेहरा तहसीलदार ( करोल बाग ) 

By Order and in the Nameof the 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 

Lt.Govemorof the National Capital Territory 
उपराज्यपाल के आदेशों तथा उनके नाम पर . 

ofDelhi , 
जी . सुधाकर , संयुक्त सचिव ( गृह ) 

G SUDHAKAR , Jt.. Secv . (Home) 
3973 DG/ 2011 

( 263 ) 


. 


264 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : OCTOBER 27, 2011/KARTIKA 5 , 1933 


[ PART IV 


सहकारिता विभाग 


( सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय ) 


अधिसूचना 


सर्वश्री मैट्रिक्स सेलुलर ( इण्टरनेशनल ) सर्विसेस प्रा . लि ., 7 , खुल्लर 
फार्मस , मण्डी रोड , महरौली, नई दिल्ली-110030, द्वारा जारी किए 
जाने वाले ₹ 39,87,47,680 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक 
संख्या क्रमश : 20,98,673 से 41,97,34,440 है , पर लगने वाले 
मुद्रांक शुल्क ₹ 3,98,748 ( रुपये तीन लाख अठ्ठानवे हजार सात 
सौ अड़तालीस ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त 
कम्पनी करेगी । 


दिल्ली , 21 अक्तूबर , 2011 


OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING 

REVENUE AUTHORITY 


ORDERS 


सं . फा . 47 / 489 / उत्तर पश्चिम / गृह आवास / 2842. 
दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 127 (दिल्ली 
अधिनियम 3 , 2004 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , न्यू मॉडर्न सहकारी गृह आवास 
समिति ( 489 / स.आ. ) धारा 37 ( 1 ) ( ख ) दिल्ली सहकारी समितियाँ 
अधिनियम , 2003 ; ( दिल्ली अधिनियम 3 , 2004 ) के प्रावधानों से 
उन्मुक्त करते हैं , तथा उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि व 
प्रशासक के कार्यकाल की अवधि दिनांक 31-12-2011 अथवा 
समिति के प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने तक जो भी पहले हो 
तक बढ़ाई जाती है 


दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल 

के आदेश से और उनके नाम पर , 


Delhi, the 4th October, 2011 
ENo. 10(2235 )/ COS ( HQ)/ Cons . Duty/ 17724. In 
exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub 
section (1 ) of Section 9 of the Indian Stanıp Act, 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Governmentof India ,Ministry 
of Hoinc Affairs, Notification No. S. O. 148 ( E ) dated the 
24th January, 2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority, Delhi hereby directs that M /s.Matrix Cellular 
(International) Services Pvt. Ltd., 7, Khullar Farms,Mandi 
Road ,Mehrauli, New Delhi- 110030 , shall pay a consolidated 
stainmp duty of ₹ 3,98,748 ( Rupees Three Lakh Ninety Eight 
Thousand Seven Hundred Forty Eight) only on the 
aggregate value of shares of ₹ 39,87,47,680 for equity 
shares certificates with distinctive Nos . 20,98.673 to 
41,97,34,440 to be issued by the said company . 


पी. आर. मीना, विशेष पंजीकृत सहायक ( सहकारिता ) 


DEPARTMENT OF CO -OPERATIVE 


( Office of The Registrar Co - Operative Societies ) 


NOTIFICATION 


दिल्ली , 13 अक्तूबर , 2011 


Delhi, the 21st October, 2011 
No.F.47 /489 /GH /NW /2842.- In exercise of powers 
conferred by Section 127 of Delhi Co-operative Societics 
Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) , the Licutenant Governor 
of the National Capital Territory of Delhi, hereby exempts 
the New Modern Co -operative Group Housing Society 
( 489/ GH) fromthe provisions of Sections 37 (1 )( b ) and 
accordingly extend the period of supercession of the 
Managing Committee and the term of Administrator of 
the said Society upto 31-12-2011 . 

By Order and in the nanic of 
The Lieutenant Governor of the 
National Capital Territory of Delhi, 
P. R.MEENA , Special Registrar 

(Cooperative Societies) 
कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण 

आदेश 

दिल्ली , 4 अक्तूबर , 2011 
फा , सं. 10( 2235 )/मु.स. ( मुख्या ) /स.शु./17724. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधि 
नियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड 
( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , 
दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि 


फा , सं. 10( 2301 ) /मु.स . ( मुख्या )/स.शु./17941. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री अनुशना इस्टेट्स प्रा . लि ., पाँचवीं मंजिल , कुन्दन भवन , 
आजादपुर कमर्शियल कॉम्पलेक्स , दिल्ली -110033 , द्वारा जारी किए 
जाने वाले ₹ 48,50,025 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक 
संख्या क्रमशः 353501 से 418167 है , पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क 
₹ 4,851 ( रुपये चार हजार आठ सौ इक्कयावन ) केवल के समेकित 
मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 


Delhi, the 13th October, 2011 
ENo. 10( 2301)/ COS ( HQ)/ Cons. Duty/17941. — u 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section (1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Government of India ,Ministry 
of HomeAffairs, Notification No. S.O. 148 ( E ) dated the 
24th January , 2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority, Delhi hcrcby dirccts that M / s. Anuslma Estates 
Pvt. Ltd., 5th Flaor,Kundan Bhawan , Azadpur Commercial 
Complex , Delhi- 110033, shall pay a consolidated stamp duty 


PARI IV 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : OCTOBER 27, 2011/ KARTIKA 5 , 1933 


265 


. 


24th January , 2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority, Delhihereby directs that M /s. BMO ALVISIOgs 
Pvt. Ltd , 13 , Abul Fazal Road , Bengali Market, New 
Delhi- 110001 , shall pay a consolidated stamp duty of 
₹ 12,862 ( Rupees Twelvethousand Eight Hundred Sixty 
Two ) only on the aggregate value ofshares of 1,28,61,596 
for equity shares certificates with distinctive Nos . 1000001 
10 1521557 to be issued hy the said company , 

फा . सं. 10 ( 2291 )/मु.स. ( मुख्या )/स.शु./17964.-गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) दिनांक 
24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री ए एस शू एसेसिरिज प्रा . लि ., 15, सय्यद नांगलोई, गुरुद्वारे 
वाली गली , दिल्ली-110041 . द्वारा जारी किए जाने वाले 
₹ 1,00.00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या क्रमशः 
001 से 100000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 10,000 ( रुपये 
दस हजार ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त 
कम्पनी करेगी । 


, 


of ₹ 4,851 ( Rupees Four thousand Eight hundred fifty 
one) only on the aggregate value of shares of ₹ 48,50,025 
for equity shares certificates with distinctive Nos. 353501 
10 418167 to be issued by the said company. 

फा . सं. 10( 2300 ) /मु.स . ( मुख्या )/स.शु./17942. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 (1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री यूवी एसोसिएट्स प्रा. लि. , पाँचवी मंजिल , कुन्दन भवन , 
आजादपुर कमर्शियल कॉम्पलेक्स , दिल्ली -110033 , द्वारा जारी किए 
जाने वाले ₹ 20,00,100 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक 
संख्या क्रमश: 351001 से 377668 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क 
₹ 2,001 ( रुपये दो हजार एक ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का 
भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

ENo. 10( 2300 )/ COS ( HQ)/ Cons . Duty/ 17942. - 11 
exercise of the powers conferred hy clanse (h ) of sih 
section ( 1) of Sectioj 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899) read with the Governmentof Inclia , Ministry 
of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E ) dated the 
24th January, 2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority , Delhi hereby directs that M /s. UV Associates 
Pvt. Ltd., 5th Floor, Kuxlan Bhawan , Azadpur Commercial 
Complex, Delhi- 110033 , shallpay a consolidated stamp chuty 
of ₹ 2,001 ( Rupees Two thousand one) only on the 
aggregate value of shares of ₹ 20,00,100 for equity shares 
certificates with distinctive Nos.351001 to 377668 to he 
issued by the said company. 

दिल्ली , 14 अक्तूबर, 2011 
फा . सं. 10( 2287 ) /मु.स . ( मुख्या )/स.शु./17963. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148( अ ) 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 

अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा (1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री बीएमओ एडवाइजर्स प्रा. लि ., 13 , अबुल फजल रोड , 
बंगाली मार्केट , नई दिल्ली-110001 , द्वारा जारी किए जाने वाले 
₹ 1,28,61,596 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या क्रमशः 
1000001 से 1521557 है , पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 12,862 
( रुपये बारह हजार आठ सौ बासठ ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क 
का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

Delhi, the 14th October, 2011 
ENo . 10(2287)/ COS ( HQ )/ Cons. Duty /17963. - In 
exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of tire Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899) read with theGovernmentof India , Ministry 
of Home Affairs , Notification No. S.O. 148 ( E ) dated the 


ENo. 10( 2291)/ COS ( HQ)/ Cons. Duty/17964. - 11 
exercise of the powers conferred by clause ( b ) of 
sub -section (1 ) of Section 9 of the Indiani. Stamp Act, 
1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India , 
Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 ( E ), 
dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling 
Revenue Authority , Delhi hereby directs that M /s. AS 
ShoeAccessories Pvt . Ltd., 15 , Sayed Nangloi, Gurudware 
WaliGali, Delhi-110041 sliall pay a consolidated stampduty 
of ₹ 10,000 ( Rupecs Ten thousand) only on the aggregate 
value of shares of ₹ 1,00,00,000 for cquity shares 
certificates with distinctive Nos. 001 ta 100000to he issuel 
by the said company. 

फा . सं 10( 2303 ) /मु.स . ( मुख्या. )/ स.शु./ 17967. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 (1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री आइएफसीआइ लि ., आइएफसीआइ टावर , 61 नेहरू 
प्लेस , नई दिल्ली -110019 , द्वारा जारी किए जाने वाले 
₹ 2,09,30,00,000 मूल्य के बॉण्ड जो कि प्रोमिशरी नोट के रूप में 
है और जिनकी पृथक संख्या 20120006834 से 201207763 एवम् 
1 से 2000 है , पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 20,93,000 ( रुपये 
बीस लाख तिरानवे हजार ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान 
उक्त कम्पनी करेगी । 


ENo. 10( 2303 )/ COS ( HQ)/ Cons. Duty/17967. 
an exercise of the powers conferred by clause ( b ) of 
sub - section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 


266 


DELIJI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: OCTOBER 27, 2011/KARTIKA 5 , 1933 


[ PART IV 


, 


ENo. 10(2279 )/COS ( HQ)/ Cons. Duty/18065. - In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of 
sub -section (1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 (No. 2 of 1899) read with the Goverment of India , 
Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 ( E), 
dated the 24th January, 2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority, Delhi hereby directs that M /s. Inovoa Hotels 
and Rcsorts Ltd., 4/11, Shanti Niketan , New Delhi- 110021 
shall pay a consolidated stamp duty of 8,400 (Rupees 
Eight thousand Four hundred ) only on the aggregate value 
of shares of ₹ 84,00,000 for equity shares certificates 
with distinctive Nos . 1 to 8400000 to be issued by the said 
conipany. 


- 


, 


1899 (No. 2 of 1899 ) read with the Governmentof India , 

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 ( E ), 
dated the 24th January, 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority, Delhi hereby directs that M /s. IFCI 
Limited , IFCI Tower , 61Nehru Place, New Delhi- 110019 
shall pay a consolidatelstamp duty of 20,93,000 (Rupees 
Twenty Lac Ninety Three thousand ) only on the aggregate 
value of Bonds of ₹ 2,09,30,00,000 forissueof bonds in the 
nature of promissory note bearing distinctive Nos . 
20120006834to 201207763 and 1102000to beissued by the 
said company . 

दिल्ली , 20 अक्तूबर , 2011 
फा, सं. 10 ( 2286 ) /मु.स . ( मुख्या ) /स.शु./18056. 
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री नोवा मेडिकल सेन्टर्स , एनसीआर रीजन प्रा . लि . , नोवा 
मेडिकल सेन्टर्स , ए -19/ ए, कैलाश कॉलोनी , नई दिल्ली -110048 , 
द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 7,58,90,070 मूल्य के इक्विटी शेयरों 
जिनकी पृथक संख्या क्रमश : 12410994 से 2,00,00,000 है , पर 
लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 75,891 ( रुपये पिच्चहत्तर हजार आठ 
सौ एक्कयानवे ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त 
कम्पनी करेगी । 

Delhi, the 20th October, 2011 
E.No. 10 (2286 )/ COS ( HQ )/ Cons. Duty /18056. - 11 
exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 
( No. 2 of 1899) read with the Government ofIncha , Ministry 
of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 ( E ) dated the 
24th January , 2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority, Delhi hereby directs that M/ s. Nova Medical 
Centres , NCR Rcgion Pvt. Ltd., Nova Medical Centres , 
A - 19/A , Kailasli Colony, New Delhi- 110048, shall pay a 
consolidated stamp duty of 75,891 ( Rupees Seventy five 
thousand Eight Hundred Ninety One) only on the 
aggregate valueofshares of ₹ 7,58,90,070 for equity shares 
certificates with distinctive Nos. 12410994 to 2,00,00,000 
to be issued by the said company. 

फा . सं 10( 2279 ) /मु.स. ( मुख्या. ) / स.शु./ 18065.- 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री इनोवा होटल्स एण्ड रीसॉर्टस लि . , 4/11 , शान्ति निकेतन , 
नई दिल्ली -110021 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 84,00,000 मूल्य 
के प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या क्रमश : 1 से 8400000 है , 
पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 8.400 ( रुपये आठ हजार चार सौ ) 
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 


फा. सं. 10( 2299 ) /मु.स . ( मुख्या ) /स.शु./18066.-- 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री बेन्लोन इण्डिया लि ., ए -68 , ग्रुप इण्डस्ट्रीयल एरिया , 
वजिरपुर , दिल्ली -110052 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 8,31,61,000 
मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या क्रमश : 9980001 से 
10811610 है , पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 83,161 ( रुपये 
तिरास्सी हजार एक सौ इक्कसठ ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क 
का भुगतान उक्त कम्पनी करेंगी । 

E.No. 10( 2299)/COS ( HQ )/ Cons . Duty /18066. - 1n 
exercise of the powers conferred by clause ( b ) of 
sub -section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 (No. 2 of 1899 ) read with the Gavenimentof India , 
Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 ( E ), 
dated the 24th January,2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority , Delhi hereby directs that M /s. Benlon India 
Ltd., A -68, Group IndustrialArea, Wazirpur, Delhi- 110052 
shall pay a consolidatel stamp duty of ₹ 83,161 ( Rupees 
Eighty Tliree thousand one hundred sixty one) only on the 
aggregate value of shares of ₹ 8,31,61,000 for equity 
shares certificates with distinctive Nos . 9980001 to 10811610 
to be issued by the said conipany . 

फा , सं. 10 ( 2289 ) /मु.स. ( मुख्या )/स.शु./18067. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री स्मिथस डीटेक्शन वीकॉन सिस्टम्स प्रा . लि ., यूनिट नं. 403 , 
चौथी मंजिल , सालकोन रास विलास , डी -1 , डिस्ट्रीक सेन्टर , साकेत , 
नई दिल्ली -110017 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 9,20,00,000 मूल्य 
के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या क्रमश: 37920001 से 47120000 
है , पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 92,000 ( रुपये बेयानवे हजार ) 
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 


PARTIVI 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : OCTOBER 27 , 2011/ KARTIKA 5 , 1933 


267 . 


+। 


हजार तीन सौ ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त 
कम्पनी करेगी । 


+ 


E.No. 10(2289 ) / COS ( HQ )/ Cons. Duty / 18067. In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of 
sub -section (1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 (No. 2 of 1899 ) read with the Govenment of India , 
Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E ) , 
dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue 
Authority, Delhi hereby directs that M /s. Smiths Detection 
Veecon Systems Pvt. Ltd., Unit Number 403 , 4th Floor, 
Salcon Ras Vilas, D - 1, District Centre Saket, New Delhi 
110017 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 92,000 
(Rupees ninety two thousand ) only on the aggregate value 
of shares of ₹ 9,20,00,000 for equity shares certificates 
with distinctive Nos. 37920001 to 47120000 to be issued by 
the said company. 

दिल्ली , 21 अक्तूबर, 2011 
फा . सं. 10( 2334 )/मु.स . ( मुख्या ) /स.शु.18082.—गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148( अ ) दिनांक 
24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली 
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि 
सर्वश्री ब्लूज क्लोथिंग कम्पनी लि ., जी -9 , साउथ एक्सटेंशन-I , नई 
दिल्ली -110049 , द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 98,76,960 मूल्य के 
इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4066804 से 4231419 है , पर 
लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 9,877 ( रुपये नौ हजार आठ सौ सतत्तर ) 
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

Delhi, the 21st October, 2011 
E.No. 10 (2334 )/ COS ( HQ)/Cons.Duty18082 . In 
exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899) read with the Goverinent of India ,Ministry 
of Home Affairs, Notification No. S. O. 148( E ) dated the 
24th January, 2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority, Delhi hereby directs thatMs. Blues Clothing 
Company Limited , G - 9 , South Extension - 1, New 
Delhi- 110049, shall pay a consolidated stanıp duty of 
₹ 9,877 ( Rupees Nine Thousand Eight Hundred Seventy 
Seven ) only on the aggregatevalueof shares of ₹ 98,76,960 
for equity share certificates with distinctive Nos.40,66,804 
to 42,31,419 to be issued by the said company . 

फा. सं. 10( 2333 )/मु.स. ( मुख्या )/स.शु.18083.—गृह 
मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) दिनांक 
24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली 
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि 
सर्वश्री ब्लूज क्लोथिंग कम्पनी लि. , जी -9 , साउथ एक्सटेंशन-I, नई 
दिल्ली -110049 , द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 12,62,99,880 मूल्य 
के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4231420 से 4632371 है, पर 
लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,26,300 ( रुपये एक लाख छब्बीस 
3973 DGM - 2 


ENo . 10( 2333 /COS ( HQ)/ Cons. Duty 18083. In 
exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899) read with the Governmentof India , Ministry 
of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 ( E ) dated the 
24th January , 2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority, Delhihereby directs that M /s. Blues Company 
Limited , G - 9, South Extension -I, New Delhi- 110049 , shall 
pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,26,300 ( Rupees One . 
Lac Twenty Six Thousand Three Hundred ) only on the 
aggregate valueof shares of ₹ 12,62,99,880 for equity share 
certificates with distinctive Nos. 42,31,420 to 46,32,371 to 
be issued by the said company. 

फा . सं. 10 ( 2325 ) /मु.स. ( मुख्या )/स.शु.18086 .----- गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) दिनांक 
24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि 
सर्वश्री सिंगलस्टॉप इवैल्युएशन प्रा. लि.,103, V -4 टावर्स, कड़कड़डूमा 
कम्यूनिटी सेन्टर , दिल्ली-110092 , द्वारा जारी किए जाने वाले 
₹ 1,06,00,014 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 
से 14286 है , पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 10,601 ( रुपये दस 
हजार छ : सौ एक ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान 
उक्त कम्पनी करेगी । 

E.No. 10(2325 / COS ( HQ)/ Cons. Duty 18086.--In 
exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 
(No. 2 of 1899) rcad with the Governmentof India ,Ministry 
of HomeAffairs, Notification No. S.O. 148 ( E) dated the . 
24th January , 2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority, Delhi hereby directs that M /s . Singlestop 
Evaluation Private Limited , 103, V - 4 Towers, Karkardooma 
Community Centre , Delhi- 110092 , shall pay a consolidated 
stamp duty of ₹ 10,601 ( Rupees Ten Thousand Six Hundred 
One ) only on the aggregate value of shares of 1,06,00,014 
for equity share certificates with distinctive Nos . 00001to 
14,286 to be issued by the said company . 

फा. सं. 10( 2352 ) /मु.स. ( मुख्या )/स.शु.18093 .--- गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) दिनांक 
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली 
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि 
सर्वश्री मॉनेट इकोमेस्टर इनवाइरो प्रा. लि ., मॉनेट हाऊस, 11, मस्जिद 
मोठ , ग्रेटर कैलाश , पार्ट-II , नई दिल्ली -110048 , द्वारा जारी किए 
जाने वाले ₹ 11,90,40,120 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक 
संख्या 20001 से 11924012 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क 


268 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: OCTOBER 27 , 2011/KARTIKA 5 , 1933 


[PART IV 


से 923878 है , पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 23,035 ( रुपये तेइस 
हजार पैतिस ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त 
कम्पनी करेगी । 


₹ 1,19,041 ( रुपये एक लाख उन्नीस हजार इकतालीस ) केवल के 
समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

F.No. 10( 2352 / COS ( HQ)/ Colls . Duty 18693.-- In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 
(No. 2 of 1899) read with the Governmentof India ,Ministry 
of HomeAffairs, Notification No. S.O. 148( E ) dated the 
24th January, 2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority , Delhi hereby directs that M / s. Monnet 
Ecomaister Enviro Private Limited , Monnet House, 11 , 
Masjid Moth, Greater Kailash, Part-II, New Delhi- 110048 , 
shall pay a consolidated stamp duty of 1,19,401 (Rupees 
One Lac Nineteen Thousand Forty One ) only on the 
aggregatevalueofshares of ₹ 11,90,40,120 for equity share 
certificates with distinctive Nos.20,001 to 1,19,24,012 to 
be issued by the said company . 

फा . सं. 10( 2313 ) /मु.स. ( मुख्या )/स.शु.18097,-गृह 
मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) दिनांक 
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि 
सर्वश्री इनटा टेक्नोलॉजिज लि ., ए-200 , ओखला इण्डस्ट्रीयल 
एरिया , फेज-I , नई दिल्ली -110024 , द्वारा जारी किए जाने वाले 
₹ 2,00,00,038 मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या 
P- 67,76,621 से P -70,92,327 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क 
₹ 20,001 ( रुपये बीस हजार एक ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क 
का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

E.No. 10( 2313)/ COS ( HQ )/ Cons. Duty 18097.-- In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 
(No. 2 of 1899) read with the Governmentof India , Ministry 
of Home Affairs, Notification No. S. O , 148 (E ) dated the 
24th January, 2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority, Delhi hereby directs that M / s . Intarvo 
Technologies Limited , A - 200 , Okhla Industrial Area , Phase 
1, New Dclhi- 110020 , shall pay a consolidated stamp duty 
of ₹ 20,001 ( Rupees Twenty Thousand One) only on the 
aggregate value of shares of 2,00,00,038 for preference 
shares certificates with distinctive Nos. P -67,76,621 to P 
70,92,327 to be issued by the said company , 

फा . सं. 10( 2316 )/मु.स . ( मुख्या )/स.शु.18099.--- गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) दिनांक 
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) . 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि 
सर्वश्री दारमेक्स होटल्स एण्ड डवलपर्स , प्रा. लि ., 15, रिंग रोड , 
लाजपत नगर- IV , नई दिल्ली -110024 , द्वारा जारी किए जाने वाले 
₹ 2,30,34,582 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 903422 


F.No. 10( 2316)/ COS ( HQ)/ Cons. Duty 18099.-- In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section (1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899) read with theGovernment of India ,Ministry 
of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 ( E ) dated the 
24th January, 2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority , Delhihereby directs that M /s. Darrameks Hotels 
& Developers Private Limited, 15, Ring Road, LajpatNagar 
IV , New Delhi- 110024, shall pay a consolidated stamp duty 
of ₹ 23,035 ( Rupees Twenty ThreeThousand Thirty Five) 
only on the aggregate value of shares of 2,30,34,582 for 
equity share certificates with distinctive Nos . 9,03,422 to 
9,23,878 to be issued by the said company. 

फा . सं. 10( 2339 ) /मु.स. ( मुख्या )/स.शु.18100.---गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं, का.आ. 148 ( अ ) दिनांक 
24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली 
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि 
सर्वश्री श्री पित्रेय इम्पेक्स प्रा. लि ., 701-702 , आर. जी . ट्रेड टावर , 
नेताजी सुभाष प्लेस, पितमपुरा , नई दिल्ली -110034 , द्वारा जारी किए 
जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 
1 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 ( रुपये एक सौ ) 
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

E.No. 10(2339)/ COS ( HQ )/Cons.Duty 18100. - In 
exercise of the powers conferred by clause ( b) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Governmentof India , Ministry 
of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 ( E ) dated the 
24th January, 2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority, Delhi hereby directs that M /s. Shri Pitraye Impex 
Pvt . Ltd., 701-702, R.G Trade Tower, NetajiSubhash Place, 
Pitam Pura , New Delhi- 110034 , shall pay a consolidated 
stamp duty of 100 (Rupees One Hundred ) only on the 
aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for equity share 
certificates with distinctive Nos. I to 10,000 to be issued 
by the said company . 

फा . सं. 10( 2345 )/मु.स . ( मुख्या )/स.शु.18101.---- गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) दिनांक 
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि 
सर्वश्री अदिम डवलपर्स प्रा . लि ., बी -1/ 504 ए सत्यम् अपार्टमेन्ट्स, दी 
न्यू प्रोग्रेशिव , सीजीएचएस लि . , 20 - बी , वसुन्धरा एन्कलेव , 
दिल्ली-110034, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के 
इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10000 है , पर लगने वाले 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : OCTOBER 27, 2011/KARTIKA 5, 1933 


269 


लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 4,34,850. ( रुपये चार लाख चौंतीस 
हजार आठ सौ ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त 
कम्पनी करेगी । 


मुद्रांक शुल्क ₹ 100 ( रुपये एक सौ ) केवल के समेकित मुद्रांक 
शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

E.No. 10( 2345 )/ COS ( HQY/ Cons. Duty 18101.1 
exercise of the powers conferred by clause ( b) of sub 
section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 
(No. 2 of 1899) read with the Governmentof India , Ministry 
of HomeAffairs , Notification No. S. O. 148 ( E ) dated the 
24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue 
Authority , Delhi hereby directs that M/ s . Adihm 
Developers Private Limited , B - 1 /504 , Satyam Apartments, 
The New Progressive, CGHS Ltd., 20 - B, Vasundhara 
Enclave, Delhi-110034, shall payaconsolidated stamp duty 
of ₹ 100 ( Rupees One Hundred ) only on the aggregate 
value of shares of 1,00,000 for equity shares certificates 
with distinctive Nos. 1 to 10,000 to be issued by the said 
company. 

फा . सं. 10 ( 2335 ) /मु.स. ( मुख्या ) /स.शु.18102.-गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) दिनांक 
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि 
सर्वश्री साघि & कम्पनी प्रा. लि ., 100 , डीडीए फ्लैट्स, गुलाबी बाग, 
नई दिल्ली -110007 , द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य 
के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या क्रमश: 1 से 10000 है, पर 
लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 ( रुपये एक सौ ) केवल के समेकित 
मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

ENo. 10 ( 2335 )/ COS ( HQ)/Cons.Duty 18102. - In 
exercise of the powers conferred by clause ( b) of sub 
section (1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 
( No. 2 of 1899) read with the Government of India,Ministry 
of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E ) dated the 
24th January, 2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority, Delhi hereby directs that M/ s. Sanghi & 
Company Private Limited, 100 , DDA Flats , Gulabi Bagh , 
New Delhi- 110007, shall pay a consolidated stamp duty of 
₹ 100 ( Rupees One Hundred ) only on the aggregate value 
of shares of ₹ 1,00,000 for equity shares certificates with 
distinctive Nos. 1 to 10000 to be issued by the said 
company. 

फा . सं. 10 ( 2344 ) /मु.स. ( मुख्या )/स.शु.18103.-~-गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) दिनांक 
24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि 
सर्वश्री टीबीईए एनर्जी ( इण्डिया ) प्रा. लि ., एक्स -17, हौज खास , नई 
दिल्ली -110016 , द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 43,48,49,560 मूल्य 
के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 449535 से 43934490 है, पर 


E.No. 10( 2344 )/ COS ( HQ)/ Cons. Duty 18103 .-- In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Government of India ,Ministry 
of HomeAffairs , Notification No. S. O. 148 (E ) dated the 
24th January , 2008 , the Chief Controlling Revenue . 
Authority, Delhi hereby directs that M/s. TBEA Energy . 
( India ) Private Limited , X - 17, Hauz Khas,New Delhi- 110016 , 
shall pay a consolidated stamp duty of 4,34,850 (Rupees 
Four Lac Thirty Four Thousand Eight Hundred Fifty ) only 
on the aggregate value of shares of ₹ 43,48,49,560 for 
equity shares certificates with distinctiveNos.4,49,535 to 
4,39,34,490 to be issued by the said company . 

फा . सं . 10( 2350 ) /मु.स. ( मुख्या )/स.शु.18104.--- गृह 
मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) दिनांक 
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली 
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि 
सर्वश्री अधारशिला बिल्डकोन प्रा . लि ., 1/34 , सर गंगा राम हॉस्पिटल 
रोड , पुराना राजेन्दर नगर , नई दिल्ली -110060, द्वारा जारी किए जाने 
वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 
क्रमशः 1 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 ( रुपये 
एक सौ ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी 
करेगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के 
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से , 
आर. के . मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक ( पंजीकरण ) 


E.No. 10( 2350 / COS ( HQ )/ Cons . Duty 18104. - In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899) read with the GovernmentofIndia ,Ministry 
of Home Affairs , Notification No. S.O. 148( E) dated the 
24th January, 2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority, Delhi hereby directs that M/ s. Andharshila 
Buildcon Pvt . Ltd., 1/34 , Sir Ganga Ram HospitalRoad , Old 
Rajinder Nagar, New Delhi-110060, shall pay a consolidated 
stamp duty of ₹ 100 ( Rupees One Hundred ) only on the 
aggregate value of shares of 1,00,000 for equity sharcs 
certificates with distinctiveNos. 1 to 10000 to be issued by 
the said company. 

By Order Of Chief Controlling Revenue Authority 

Govt. of National Capital Territory ofDelhi, 


R.K.MISRA , Special Inspector General (Registration ) 


Printed by the Manager , Goverliament of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


